232 


HARYANA GOVT. GAZ ., APRIL 24 , 2001 (VYSK . 4 , 1923 SAKA ) 


[ PART -I 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 5th April , 2001 
No. 1497Agri. 1 ( 1)-2001/6433 .--- In exercise of the powers conferred by clause ( a) of Article 98 and clauses ( a), 
(c) and (d ) of Article 99 of the Articles of Association of the Haryana Agro Industries Corporation Ltd., Chandigarh , and 
all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Ram Niwas, IAS, 
Director of Industries, Haryana, as Director on the Board of Directors of Haryana Agro Industries Corporation Ltd., in 
place of Shri S.N. Roy, IAS ,with immediate effect. 


NASEEM AHMAD , 


Chandigarh : 
The 23rd March , 2001 


Financial Commissioner and Secretary to 
Government , Haryana, Agriculture Department. 


राजस्व विभाग 


दिनांक 30 मार्च, 2001 


--- 


क्रमांक 427 - ज-2-2001 /2788.- श्री सोहन लाल पुत्र श्री कुरड़ा राम निवासी गांव धवाना, तहसील व जिला रेवाड़ी को पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए).(Iए) तथा 3(Iए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 268 -र-III -69/ 8484, दिनांक 21-4-69 
द्वारा 100/ - रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर-III -70 / 29505, दिनांक 8-12-76 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक और उसके 
बाद अधिसूचना क्रमांक 1787 -ज-I- 79/ 44040 , दिनांक 30-10-79 द्वारा 300/ - रु 0 और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज- 2-93/ 15918, 
दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000 / - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री सोहन लाल की दिनांक 26-8-2000 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये इस जागीर को श्री सोहन लाल की पत्नी श्रीमती उमरावती के नाम रबी , 2000 से 1000 / - रु0 वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 30 मार्च, 2001 


( हस्ता.) .... 
अवर सचिव. हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग 


राजस्व विभाग 


दिनांक 9 अप्रैल , 2001 


क्रमांक 428 - ज -2-2001/ 3059.- श्री लाल सिंह यादव पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी गांव कोसली, तहसील झज्जर अब कोसली ज़िला 
रोहतक ( अब रिवाड़ी) को पूर्वीपंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए). ( ए) तथा 3( ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 
1856 - र- (2) -74/336 , दिनांक 6-1-75 द्वारा 100 / - रु0 वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर-III - 70 / 29505, दिनांक 8-12-76 
द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1787 -ज -1-79/44040, दिनांक 30-10-79 द्वारा 300 / - रु 0 और बाद में 
अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज - 2-93 / 15918 , दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000 / - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2. अब श्री लाल सिंह की दिनांक 1-10-2000 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये इस जागीर को श्री लाल सिंह की पत्नी श्रीमती मूर्ति देवी के नाम खरीफ 2000 से 1000 / - रु0 वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 9 अप्रैल , 2001 


( हस्ता.) .... 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


